निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 कार्तिक 1932 ( श० ) 
( सं० पटना 725 ) पटना , सोमवार , 25 अक्तूबर 2010 


जल संसाधन विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

8 सितम्बर 2010 
सं0 22 / नि .सि . ( वीर0 ) 7 -11 / 2006 / 1328 — श्री उपेन्द्र सिंह , तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई 
प्रमण्डल , बथनाहा ( आई0 डी0 -1824 ) द्वारा पूर्वी कोशी मुख्य नहर की 135 . 50 आर0 डी0 से निकलने वाले परमान 
स्केप - 3 आर0 डी0 पर पाईप साइफन की मरम्मति कार्य प्राक्कलन के अनुसार सम्पादित नहीं किए जाने इत्यादि 
आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 308, दिनांक 18 फरवरी 2010 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । 

श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जबाव की समीक्षा विभाग एवं सरकार के स्तर पर की गयी । सम्यक 
समीक्षोपरान्त श्री उपेन्द्र सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 
सरकार का उक्त निर्णय श्री उपेन्द्र सिंह कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार प्रसाद, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 725 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


